YO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 751 राँची, बुधवार, 


25 सितम्बर , 2019 (ई ०) 


योजना - सह -वित्त विभाग 

( अंकेक्षण) 


अधिसूचना 
24 सितम्बर , 2019 


संख्या: -37वि.अं .(1) रा . 03/2019 ....... 50 ..... / वि ० अं ० -- सदस्य , राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता 
में दिनांक 25.07.2019 को सम्पन्न हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुशंसा 
के आलोक में झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग के श्री दिवाकर चन्द्र झा , लेखा नियंत्रक (PB-III रु ० 15600-39100 , 
ग्रेड पे- रु० 6600 ) पुनरीक्षित पे-मैट्रीक्स लेवल-11 (रु ० 67700 ) योजना -सह -वित्त ( अंकेक्षण) विभाग, झारखण्ड को 
अपर मुख्य लेखा नियंत्रक (PB- III रु० 15600-39100, ग्रेड पे- रु० 7600 ) पुनरीक्षित पे- मैट्रीक्स लेवल-12 
( रु० 78800) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए विभागीय मुख्यालय, योजना-सह-वित्त ( अंकेक्षण) विभाग, झारखण्ड, राँची 
में अपर मुख्य लेखा नियंत्रक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


गोपाल जी , 


सरकार के अवर सचिव , 
योजना- सह -वित्त ( अंकेक्षण)विभाग, 

झारखंड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 751 -- 50 


